निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 फाल्गुन 1934 ( NO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 7 मार्च 2013 


( सं0 पटना 202 ) 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

18 दिसम्बर 2012 
सं0 5 लेखा- 33/ 2011 - 3277/वि०स० — श्री ( डा० ) महेन्द्र प्रसाद , तत्कालीन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी , 
बड़हरा , भोजपुर सम्प्रति आप्त सचिव , माननीय सचेतक , सत्तारूढ़ दल , बिहार विधान - सभा , पटना को माननीय उच्च न्यायालय , 
पटना के वाद संख्या - सी०डब्लू० जे०सी० - 4658/ 2001 के आदेश के अनुपालन में वित्त विभाग , बिहार सरकार के 
पत्रांक -3ए० - 1 - मुक० - 115/08 - 7501 , दिनांक 11.08. 2011 के द्वारा दिनांक 01.03. 2001 से गैर व्यवसायिक भत्ता ( Non 
practicing Allowance- NPA) एवं अन्य अनुमान्य भत्ता का भुगतान तथा निदेशक , पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान , 
बिहार के पत्रांक - 980 , दिनांक 16.07. 2012 द्वारा दिनांक 01. 03. 2001 से फरवरी , 2007 तक की सत्यापित विवरणी एवं 
दिनांक 01. 03. 2007 से नवम्बर , 2008 तक बिहार विधान - सभा द्वारा भुगतान की गई वेतन का कार्यालय अभिलेख के अनुसार 
कुल बकाया अन्तर राशि अंके 6 ,99,989 ( छः लाख निन्यानवे हजार नौ सौ नवासी ) रूपये मात्र के भुगतान करने की 
अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

अनिल कुमार जायसवाल , 

अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 202-571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


